निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 436 ) पटना , सोमवार , 18 मार्च 2019 


H4 


ग्रा0वि0 - 6 / अभि0- 03- 03 / 2019 -415764 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

8 मार्च 2019 
विषय : जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में दिनांक 01 . 04.1999 के पूर्व से नियमित वेतनमान में 

नियुक्त सम्प्रति कार्यरत अवशेष तैतीस ( 33 ) कर्मियों, जो माननीय उच्च न्यायालय के 
किसी विशिष्ट आदेश से आच्छादित नहीं हैं , की सेवा समाहरणालय के अन्तर्गत रिक्त पदों 

पर सरकारी सेवक के रूप में समायोजित किये जाने के संबंध में । 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में दिनांक - 01. 04.1999 के पूर्व नियमित वेतनमान में नियुक्त तथा 
सम्प्रति कार्यरत अवशेष तैतीस (33) कर्मियों, जो माननीय उच्च न्यायालय के किसी विशिष्ट आदेश से 
आच्छादित नहीं हैं , की सेवा मंत्रिमंडल की दिनांक - 08.03. 2019 की बैठक में मद सं0 -14 में लिए गये निर्णय 
के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन सरकारी सेवक के रूप में समाहरणालय के रिक्त पदों पर समायोजित 
करने का निर्णय लिया गया है : 
(i) दिनांक - 01. 04 .1999 के पूर्व से नियमित वेतनमान में नियुक्त एवं कार्यरत अवशेष तैतीस 

( 33 ) कर्मियों, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी विशिष्ट आदेश से आच्छादित 
नहीं हैं , का समाहरणालय के अंतर्गत रिक्त पदों पर सरकारी सेवक के रूप में समायोजन 
आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।( तैतीस (33 ) कर्मियों की सूची अनुलग्नक - 1 के 
रूप में संलग्न ) । 
ऐसे समायोजन के मामलों में नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा शिथिल समझी जाएगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 मार्च 2019 


४६ 


जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यावधि की किसी प्रकार की देनदारी / बकाया के 

भुगतान के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी | 
(iv ) समायोजन के क्रम में आरक्षण नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा | 

समायोजित कर्मियों को निगम / सोसाईटी में प्राप्त हो रहे वेतन , समायोजित पद के 
वेतनमान में , संरक्षणीय होगा । अर्थात पैतृक निगम / सोसाईटी में धारित पद हेतु प्रभावी 
वेतनमान संरक्षणीय नहीं होगा, बल्कि कुल प्राप्त वेतन ही संरक्षणीय होगा | 
पेंशनादि के प्रयोजनार्थ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सेवावधि गणनीय नहीं होगा । 
निगम / सोसाईटी के समायोजित कर्मी राज्य सरकार की नई पेंशन योजना - 2005 से 

आच्छादित होंगे । 
( vii) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में लागू कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन संबंधित 

कर्मी द्वारा सोसाईटी की सेवावधि में किये गये अंशदान एवं संस्था द्वारा दिए गए अंशदान की 

कुल राशि सूद सहित भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित निगम / सोसाईटी की होगी । 
(viii) समायोजित कर्मियों की वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वरीयता 

निर्धारण संबंधी संकल्पों / परिपत्रों के अनुरूप किया जाएगा | 
(ix ) समायोजन के पश्चात उनकी प्रोन्नति , समायोजित पद के संवर्गीय नियमावली में विहित 

प्रावधानों के आलोक में होगी । 
( x) एम.ए. सी . पी . के प्रयोजनार्थ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में अधीन पूर्व की सेवावधि 

गणनीय नहीं होगी । 
आदेश: 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, 
बिहार , पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
अरविन्द कुमार चौधरी, 

सचिव । 

अनुलग्नक -1 
दिनांक - 01.04. 1999 के पूर्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में नियमित रूप से नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत वैसे 

कर्मियों की सूची जिनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं किया गया है । 


क्र . सं . 


नाम 


अभियुक्ति 


संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त प्रतिवेदन के 

___ अनुसार 
पदनाम जन्म तिथि से0नि0 की । संबंधित 

तिथि 

डी. आर. डी . ए. 

का नाम 

5 
सहायक 02. 01.1960 31. 01. 2020 औरंगाबद 


6 


2 
श्री सुनील कुमार 


सहायक 


06. 01. 1961 


31. 01. 2021 
28 .02. 2021 


कटिहार 
खगडिया 


चालक 


01.03. 1961 


गया 


श्री अजीत कुमार दास 

श्री मणिलाल सिंह 
श्री मणि भूषण सिन्हा 
श्री राम नारायण सिंह 
श्री राम विनोद पासवान 
श्री चन्देश्वर महतो 


प्रधान सहायक 

अनुसेवक 
कार्या परिचारी 
। कार्या० परिचारी 


01. 02. 1965 - 31. 01. 2025 
12 . 01. 1964 31. 01. 2024 
02.01.1962 31. 01 . 2022 | 
25. 08.1961 31. 08.2021 


6 


गोपालगंज 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 मार्च 2019 


क्र . सं . 


नाम 


संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त प्रतिवेदन के 

अनुसार 
पदनाम जन्म तिथि । से0नि0 की 

| संबंधित 

| अभियुक्ति 
तिथि डी . आर . डी . ए. 

का नाम 
3 

6 

7 
लिपिक - सह -टंकक 15. 01. 1964 | 31.01. 2024 | 

दरभंगा 
कार्या0 परिचारी | 

31.12. 2019 नवादा 
कार्या परिचारी 15. 03.1959 31. 03. 2019 
कार्यात परिचारी | 20 . 01.1960 31. 01. 2020 


श्री दिनेश ठाकुर 


श्री मुन्द्रिका प्रसाद सिंह । 
श्री दयानन्द राजवंशी 
श्री भोला प्रसाद 


लिपिक 


05. 02. 1974 


29. 02. 2034 


पटना 


लिपिक 


19. 08 .1966 


31. 08 . 2026 


सहायक 


01. 06. 1961 


| 31. 05. 2021 


पूर्णिया 


श्री संजय कुमार 
श्रीमती रीना गुप्ता 
श्री मनोज कुमार सिन्हा 
___ श्री राम चन्द्र चौधरी 
श्री महेश कुमार पाण्डेय । 

श्री प्रदीप कुमार 
श्री रंग बहादुर सिंह 


चालक 


बेगूसराय 
भभुआ 


__ 16 


03. 03. 1960 31 .03 . 2020 | 
03 .02. 1967 | 28.02. 2027 
20 . 11.1964 30. 11. 2024 


सहायक 
लेखापाल 


परिचारी 


25 . 01. 1967 


31.01. 2027 


___ 19 


भागलपुर 


20 


21 


22 


मधेपुरा 


23 


मो0 क्यूम 

चालक 10 . 01.1960 31. 01. 2020 
श्री रामावतार प्रसाद साह । कार्या० परिचारी 10 . 01. 1964 31. 01. 2024 

श्रीमती भादो देवी कार्या० परिचारी | 03. 01. 1962 31. 01. 2022 
श्री नन्द किशोर सिंह । लि0 - सह-टंकक 05. 01. 1963 31.01. 2023 

श्री उमेश कुमार लि० - सह-टंकक 15. 08. 1965 31. 08. 2025 
श्री राजेन्द्र पासवान लि0 - सह -टंकक 

31.03. 2026 
श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव रात्रि प्रहरी 05. 02. 1964 28. 02. 2024 
श्री कपिलदेव प्रसाद यादव 

चालक 

20 . 11. 1962 30 . 11 . 2022 
श्री रामशीष यादव 

चालक 09 .02.1966 28. 02. 2026 
श्री जयप्रकाश यादव 

परिचारी 08.08. 1960 | 31. 08 . 2020 


24 


25 


26 


मुंगेर 


27 


28 


29 


श्री सियाशरण पासवान 

श्री राजेश्वर सिंह 


अनुसेवक 
परिचारी 


01. 07. 1961 | 30 . 06. 2021 | 
15 . 10 . 1963 | 31. 10 . 2023 


समस्तीपुर 
सिवान 


30 


चालक 


____ 31 
___ 32 

33 


श्री अवधेश चौधरी 
श्री सुनील कुमार 
श्री शिवचन्द्र दास 


15 . 03. 1966 31. 03. 2026 
02. 01. 1969 | 31. 01. 2029 | 
10 .04. 1965 | 30 . 04. 1925 


चालक 
आदेशपाल 


वैशाली 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 436- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


